रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002 /99 


REGISTERED No . D . L .- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


AURES 


. 


TRA 
.IN 


NE 


दिल्लीराजपन्न 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 16 , 2017 / माघ 27 , 1938 
DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 16 , 2017/ MAGHA 27, 1938 


सं . 53 ] 
No. 53 ] 


DELHI,THURSDAY,FEBRUARY 16, 


[ रा. रा.रा. क्षे.दि. सं. 362 

[ N. C . T . D. No. 362 


भाग - IV 

PART — IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्य कलाप विभाग 

(वितरण शाखा) 

अधिसूचना 

दिल्ली, 15 फरवरी , 2017 
सं . फा . 13 / ( 26) सीएफएस ( डी ) / ची0 / 2013 - 14 / 49. - उपभोक्ता कार्य कलाप एवं खादय तथा सार्वजनिक वितरण 
मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग , भारत सरकार द्वारा जारी सं0फा0 2 (1 ) 2014 - एसपी - 1 दिनांक 26.02. 2015 के 
संशोधित दिशा -निर्देशों के अनुसरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( पीडीएस ) के अंतर्गत वितरण हेतु राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को 
चीनी में आर्थिक सहायता प्रतिपूर्ति हेतु तथा इस विषय में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल विद्यमान सकल चीनी आवंटन में वृद्धि किये बिना लाभार्थियों को टीपीडीएस के अधीन चीनी आवंटन 
के दायरे का विस्तार निम्न प्रकार से करते हैं : 

(1 ) एएवाई के लाभार्थियों को तथा एनएफएसए के अन्तर्गत पीआर - एस (पुराने बीपीएल ) श्रेणी को रखरखाव एवं परिवहन 
के , यदि कोई है अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए दिनांक 01.4.2015 से 13. 50 / - रुपये प्रति किलोग्राम 
( 0. 10 / - रुपये प्रति किलोग्राम व्यापारी का हिस्सा सहित ) की घटी दरों पर चीनी प्रदान करता रहेगा । 
( 2) भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने के पश्चात् पूर्व निर्धारित दरों पर खरीद मूल्य के संभावित वित्तीय अन्तर को 
दिल्ली सरकार के आन्तरिक स्रोत्रों से पूरा करना । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर 


के . आर. मीणा, सचिव - सह - आयुक्त 


841 DG/ 2017 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ] 


DEPARTMENT OF FOOD , SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS 


(DISTRIBUTION BRANCH ) 

NOTIFICATION 

Delhi, the 15th February, 2017 
No.F . 13 ( 26 )/CFS (D ) Sugar /2013 - 14 /-49 . — In pursuance of the revised guidelines vide F. No. 2 (1 ) 2014 -SP - 1 
dated 26 .02.2015 issued by the Ministry of Consumer Affair & Food and Public Distribution, Department of Food and 
Public Distribution Government of India for reimbursement of sugar Subsidy to States/UTs for distribution under Public 
Distribution system ( PDS) and in suppression of all notifications issued in this behalf the LtGovernor of the National 
Capital Territory of Delhi is pleased to extend the coverage in respect of allocation of sugar to the beneficiaries under 
TPDS without exceeding the existing aggregate allocation of sugar as under : 

1 . To continue with providing sugar at subsidized rate of Rs. 13 .50 per kg ( including Rs. 0 .10 per kg dealers 

margin ) to the beneficiaries of AAY and PR -s ( old BPL ) category covered under NFSA w .e .f 01. 04 .2015 

absorbing the additional cost, if any, on account of handling and transportation charges. 
2 . To meet financial viability gap of procurement cost from Delhi Govt s internal resources , after subsidy 

claim from the government of India at the predetermined rates. 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
K . R . MEENA, Secy.-Cum - Commissioner 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 . 

MALOK 
on 

Digitally signed by 

ALOK KUMAR 
KUMAR 

Date : 2017 .02 .20 
15 :27 :43 + 05 30 


